रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 687 ] 
No. 687 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


6919 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 12102022-239599 

- 


CG - DL - E - 12102022-239599 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 12 , 2022 / आश्विन 20 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , OCTOBER 12 , 2022 / ASVINA 20 , 1944 


नागर विमानन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 अक्तूबर , 2022 

, 

सा.का.नि. 773 ( अ ) .– 553 ( अ ) भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , ने दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 
12/2017 केंद्रीय कर ( दर ) , और तत्पश्चात दिनांक 22 अगस्त , 2019 की अधिसूचना संख्या 7/19 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 
द्वारा संशोधित , के तहत विनिर्दिष्ट किया है 
विनिर्दिष्ट किया है कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित आरसीएस हवाईअड्डे / 
हेलीपोर्ट / वाटर एयरोड्रोम के परिचालनों के आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस उड़ान 
हवाईअड्डों या हेलीपोर्ट्स या वाटर एयरोड्रोम से आरसीएस उड़ान योजना की उड़ानों के लिए चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों 
( एसएओएस ) या कार्गो प्रचालकों द्वारा आहरित विमानन टर्बाईन ईंधन पर 2 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा । 
इसके अलावा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना संख्या 2/18 - केंद्रीय कर ( दर ) के 
तहत , समय समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित , आरसीएस उड़ान योजना की उड़ानों के आरंभ होने 
की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस - उड़ान योजना के अंतर्गत प्रचालित होने वाली उड़ानों के लिए 
चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषणस ( वीजीएफ ) के संवितरण पर माल एवं सेवाकर ( जीएसटी ) 
से छूट प्रदान की है । 


2. अधिसूचना संख्या 11 / 2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017 , 07 / 2019- केंद्रीय उत्पाद शुल्क , 
दिनांक 22 अगस्त , 2019 , 12/2017 - केंद्रीय कर ( दर ) , दिनांक 28/06/2017 , और 2/18 - केंद्रीय कर ( दर ) दिनांक 
25.01.2018 के प्रयोजन हेतु , आरसीएस उड़ानों द्वारा आरसीएस मार्गों के प्रारंभ होने की तिथियां निम्नानुसार 
अधिसूचित हैं : 


( 1 ) 


2 


क्र.सं आरसीएस हवाईअड्डे का नाम और आरसीएस मार्ग 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


1 . 


अल्मोड़ा ( उत्तराखंड ) 

पंतनगर ( उत्तराखंड ) - अल्मोड़ा ( उत्तराखंड ) -पंतनगर ( उत्तराखंड ) 


2 . 


पिथौरागढ़ ( उत्तराखंड ) 

पिथौरागढ़ ( उत्तराखंड ) - अल्मोड़ा ( उत्तराखंड ) -पिथौरागढ़ ( उत्तराखंड ) 


जयपोर ( ओडिशा ) 

भुवनेश्वर ( ओडिशा ) – जयपोर ( ओडिशा ) भुवनेश्वर ( ओडिशा ) 

जयपोर ( ओडिशा ) 


विशाखापत्तनम ( आंध्र प्रदेश ) - जयपोर ( ओडिशा ) - विशाखापत्तनम 
( आंध्र प्रदेश ) 


शिमला ( हिमाचल प्रदेश ) 

दिल्ली - शिमला ( हिमाचल प्रदेश ) - दिल्ली 


तेजू ( अरुणाचल प्रदेश ) 

इंफाल ( मणिपुर ) - तेजू ( अरुणाचल प्रदेश ) - इंफाल ( मणिपुर ) 


, 


[ PART II— SEC . 3 ( 1 ) ] 

आरसीएस उड़ान के अंतर्गत 
परिचालन आरंभ होने की तिथि 

26-08-2022 


26-08-2022 


ALMORA ( Uttarakhand ) 

PANTNAGAR ( Uttarakhand ) - ALMORA ( Uttarakhand ) - 
PANTNAGAR ( Uttarakhand ) 


03-08-2022 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 4th October , 2022 

G.S.R. 773 ( E ) . –553 ( E ) . Government of India , Ministry of Finance , vide Notification No. 12/2017 

- Central Tax ( Rate ) , dated 30.06.2017 , subsequently amended vide Notification No. 7/19 - Central Excise , 
dated 22 August , 2019 has specified 2 % of Excise Duty on the Aviation Turbine Fuel drawn by SAOS or 
cargo operators for RCS - UDAN flights from the RCS - UDAN Airports or Heliports or Water aerodromes 
for a period of three years from the date of commencement of operations of the RCS Airport / Heliport / 
Water Acrodrome as notified by the Ministry of Civil Aviation . Further Govt . of India , Ministry of 
Finance , vide Notification No. 2 / 18- Central Tax ( Rate ) dated 25.01.2018 has granted Goods and Service 
Tax ( GST ) exemption on disbursement of Viability Gap Funding ( VGF ) to SAOs for flights operated under 
RCS - UDAN for a period of three years w.e.f. the date of commencement of RCS - UDAN fights , as 
notified by the Ministry of Civil Aviation from time to time . 

2 . 


PITHORAGARH ( Uttarakhand ) 

PITHORAGARH ( Uttarakhand ) - ALMORA ( Uttarakhand ) - 

PITHORAGARH ( Uttarakhand ) 


12-08-2022 


26-09-2022 


[ फा . सं . एबी -13012 / 1 / 2019 - डीटी अनुभाग - एमओसीए - भाग ( 1 ) ] 

उषा पाढी , अपर सचिव 


The dates of commencement of RCS routes by RCS flights for the purpose of notifications no . 
11 / 2017 - Central Excise , dated 30 June , 2017 , 07 / 2019- Central Excise , dated 22nd August , 2019 , 12 / 2017 
Central Tax ( Rate ) , dated 28/06/2017 , and 2 / 18 - Central Tax ( Rate ) dated 25.01.2018 are notified as under : 
Sl . No. Name of RCS Airport with RCS route 


26-09-2022 


Date of Commencement of 
operations under RCS 
UDAN 


26-08-2022 


26-08-2022 


[ भाग II— खण्ड 3 ( i ) ] 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


JEYPORE ( Odisha ) 

BHUBANESHWAR ( Odisha ) -JEYPORE ( Odisha ) 
BHUBANESHWAR ( Odisha ) 

JEYPORE ( Odisha ) 

VISHAKHAPATNAM 

VISHAKHAPATNAM ( Andhra Pradesh ) 


( Andhra Pradesh ) -JEYPORE ( Odisha ) 


SHIMLA ( Himachal Pradesh ) 

DELHI - SHIMLA ( Himachal Pradesh ) - DELHI 


TEZU ( Arunachal Pradesh ) 

IMPHAL ( Manipur ) - TEZU ( Arunachal Pradesh ) - IMPHAL 
( Manipur ) 


03-08-2022 


12-08-2022 


26-09-2022 


26-09-2022 


[ F. No. AV - 13012 / 1 / 2019 - DT Section - MoCA - Part ( I ) ] 
USHA PADHEE , Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


3 


Digilally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 20221012223524 + 05 : 30 


